रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 1 , 2013 / माघ 12 , 1934 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2013/MAGHA 12 , 1934 


सं. 53 ] 


. 


No. 531 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2013 
सा . का .नि . 60( अ). — केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 7 
की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारां 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आगे 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 

___ 1. ( 1 ) इस स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि ( संशोधन ) 
योजना, 2013 कहा जाएगा । 

. ( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को 
प्रवृत्त होंगी । 

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 में , 
( क ) पैराग्राफ 51 में , निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित 

किया जाएगा , अर्थात् : 
" 51. ब्याज खाता - प्राप्त सभी ब्याज , किराया तथा 
अन्य आय, प्रशासनिक खाते के लेन - देनों को शामिल 
न करते हुए बिक्री अथवा निवेश से प्राप्त नेट लाभ 
अथवा हानि , यदि कोई हो उसे " ब्याज खाते " में 
क्रेडिट अथवा डेबिट , जैसा भी मामला हो किया जाएगा , 

और प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री तथा अन्य निवेशों 
की ब्रोकेज एवं कमीशन को खरीद एवं बिक्री मूल्य में 
शामिल किया जाएगा , जैसा भी मामला हो , तथा अलग 

से " ब्याज खाते " में चार्ज नहीं किए जाएंगे "; 
( ख ) पैराग्राफ 60 में , 

(i) उप - पैराग्राफ ( 3 ) में शब्द " ब्याज सस्पेंस खाते " 
के स्थान पर शब्द " ब्याज खाता " प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे ; और 


( ii ) उप - पैराग्राफ ( 4 ) में शब्द " ब्याज सस्पेंस खाते " 
के स्थान पर शब्द " ब्याज खाता " प्रतिस्थापित किए 

जाएंगे ; और . 
( ग ) पैराग्राफ 68ख में , उप - पैराग्राफ ( 10 ) में शब्द " ब्याज 

सस्पेंस खाते " के स्थान पर शब्द " ब्याज खाता " 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और 
( घ ) प्रारूप 11 में , पैराग्राफ 55 में संदर्भित बैलेंस शीट से 

संबंधित , तालिका में , क्रम संख्या 5 के सामने कॉलम 
( 3 ) में , प्रविष्टि " ब्याज सस्पेंस खाते " के स्थान पर 
प्रविष्टि “ ब्याज खाता " प्रतिस्थापित की जाएगी । 
[ फा. सं. एस . 65025/1/2011 - एसएस - II ] 

ए. सी . पाण्डेय , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 भारत के 

राजपत्र , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( i) में 
दिनांक 2 सितम्बर , 1952 की अधिसूचना संख्या 
का. नि . आ . 1509 द्वारा प्रकाशित की गई थी और 
पिछली बार सं. सा. का. नि . 744 ( अ ) , दिनांक 
5 अक्तूबर, 2012 द्वारा इसे संशोधित किया गया 

था । 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st February , 2013 
GS. R . 60 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Section 5 read with sub -section ( 1) of Section 7 of the 
Employee s Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Government hereby 
makes the following scheme further to amend the 
Employees Provident Funds Scheme, 1952 , namely : 


454 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 (1)] 


(c) 


( ii) in sub -paragraph (4 ), for the words “ Interest 
Suspense Account” , the words “ Interest 
Account” shall be substituted ; 
in paragraph 68B , in sub -paragraph ( 10 ), for 
the words “ Interest Suspense Account", the 
words " Interest Account" shall be substituted ; 
and 


(d ) 


1. ( 1) This Scheme may be called the Employees 
Provident Funds ( Amendment) Scheme, 2013 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its 
publication in the OfficialGazette . 

2. In the Employees Provident Funds Scheme, 
1952 , — 

(a) for paragraph 51, the following paragraph shall 
be substituted , namely : 
" 51. Interest Account. - All interest, rentand other 

income realized , and net profits or losses, if 
any , from the sale or investments not including 
therein the transactions of the Administration 
Account, shall be credited or debited , as the 
case may be, to an account called " Interest 
Account" , and the brokerage and commission 
of the purchase and sale of securities and other 
investments , shall be included in the purchase 
or sale price , as the case may be , and not 

separately charged to the " Interest Account" : 
(b ) in paragraph 60 , 

(i) in sub -paragraph (3 ), for the words “ Interest 
Suspense Account" , the words “ Interest 
Account” shall be substituted ; and 


In Form 11, relating to balance sheet referred 
to in paragraph 55 , in the Table, against serial 
number 5 , in column ( 3 ), for the entry " Interest 
Suspense Account" , the entry " Interest 
Account” shall be substituted . 

[F.No . S-65025 /1/2011/SS - II ] 

A . C . PANDEY, Jt. Secy . 


Footnote : The Employees Provident Funds Scheme, 1952 

was published in the Gazette of India, Part II , 
Section 3, Sub -section (i) vide notification 
number S .R .O . 1509, dated the 2nd September, 
1952 and lastly amended vide notification 
numberGS.R . 744(E ),dated the 5th October,2012 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 


